पंजीयन क्रमांक “ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 
तक. 114 - 009 / 2003 / 20 -01 - 03 . " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाकं 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी. 2 - 22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से.... 
भिलाई , दिनांक 30 - 5- 2001 . " 


सरकार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
- प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


- 


क्रमांक 182 ] 


रायपुर , गुरुवार , दिनांक 23 जुलाई 2009 - श्रावण 1, शक 1931 


- 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 23 जुलाई 2009 


अधिसूचना 


क्रमांक F - 1 -7/ 18 / 2009 . - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगरपंचायत राहौद, जिला जांजगीर - चांपा ( छ. ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार 
एतद्वारा अवधारित करता है : 


1. 


राहौद नगरपंचायत को 15 वार्डोंमें विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है. 


2. 


यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा . 


. . 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 

( 1 ) 


वार्ड का नाम 

( 2 ) 


| 


- 


लं+vio 


सतबहनिया दाई वार्ड 
सड़कपारा वार्ड 
डॉ . अम्बेडकर नगर वार्ड : 
गुरु घासीदास वार्ड 
बाजार पारा वार्ड 
स्वामी विवेकानन्द वार्ड . 
सुभाष नगर वार्ड 
शीतलामाता वार्ड 


363 


364 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2009 


( 2 ) 


: 


. 10 . 
. 11. 


महकापारा वार्ड . . 
बड़पारा वार्ड 
महामाया वार्ड 
ठाकुरदेव वार्ड 
गादीदाई वार्ड 
खईयापारा वार्ड 
सिद्धबाबा वार्ड 


. 


. 13. 


. 


. 


15 . 


राहोद नगर पंचायत के वाडौँ की चतुस्सीमा का विवरण . 


वार्ड नं . 01 सतबहनियादाई वार्ड 


. . . 


उत्तर . 


. खसरा नंबर 01 की ओर पूर्व दिशा से होते हुए बुंदेला मार्ग से लगा हुआ मोहन लाल गोंड़ के मकान से खसरा नं. 9/ 1 तक . 


ताजा 


पूर्व . : 


खसरा नं . 9 / 1 दक्षिण दिशा में ख. नं. 50 / 1 एवं ख . नं . 99 से होते हुए बुंदेला चौक में संतोन अनंत के मकान तक . 


दक्षिण 


: 


बुंदेला चौक में संतोष अनंत के मकान से उत्तर पश्चिमदिशा की ओरबिलासपुर रोड में नया तालाब होते हुए खसरा नंबर 1466 / 2 तक . 


. 


पश्चिम : . . खसरा नंबर 1466 /2 से मेंहदी /बुंदेला सीमा से होते हुए खसरा नंबर 01 तक. 


वार्ड नं . 02 सड़कपारा वार्ड 


उत्तर 


कृषि उपज मण्डी के पीछे खसरा नंबर 50/ 1 से पूर्वदिशा से होते हुए बिलारी मार्ग से लगा हुआ धनेष साहू के मकान तक . 


पूर्व 


: 


. 


धनेष साहू के मकान से खसरा नंबर 490 से होते हुए बिलासपुर रोड के उत्तरदिशा में नान्हे केंवट के मकान से होते हुए बिलासपुर मार्ग की 
दक्षिणी सीमा तक . 


दक्षिण : . . 


बिलासपुर रोड पर शीतला मंदिर के पूर्वी भाग से उत्तर दिशा की ओर बिलारीचौक व बस स्टैण्ड होते हुए बुंदेला चौक के दक्षिणी सीमा 


तक . 


पश्चिम : 


बुंदेला चौक के दक्षिणी सीमा से उत्तर दिशा की ओर मानकी बाई के मकान से दुलार केंवट के मकान से पूर्वदिशा होते हुएखसरा नंबर 99 
होते हुए कृषि उपज मण्डी के पीछे खसरा नंबर 50 / 1 राक . . 


वार्ड नं. 03 डॉ . अम्बेडकर नगर वार्ड 


उत्तर 


: 


खसरा नंबर 598 / 4 से पूर्व दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए नहर के नजदीक खसरा नंबर 118 से खसरा नंबर 185 होते हुए फूलचरण 
सूर्यवंशी के मकान तक . 


फूलचरण सूर्यवंशी के मकान से बिलासपुर शिवरीनारायण मड़क पार करते हुए खसरा नंबर 2792 और 2806 होते हुए खसरा नंबर 
2850 तक . 


दक्षिण : 


खसरा नंबर 2850 से डोगिया तालाब के दक्षिणी भाग से होते हुए खसरा नंबर 1240 मुख्य सड़क बिलासपुर रोड में नरेन्द्र चन्द्राकर 
के मकान से होते हुए शीतला चौक के पूर्वी भाग तक . 


पश्चिम : 


शीतला चौक के पूर्वी भाग से शांति कुमार थवाईत के मकान से होते हुए नहर पार करते हुए ग्राम बिलारी के दक्षिणी सीमा से लगा हुआ 
खसरा नंबर 598 / 4 तक . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2009 


364.(1 ) 


वार्ड नं . 04 गुरु घासीदास वार्ड 


उत्तर 


बीरबल मनहर के मकान से उत्तर पूर्वदिशा में जाते हुए साहेब लाल के मकान तक. 


पूर्व .. : 


साहेब लाल के मकान से दक्षिणीदिशा में जाते हुए लक्ष्मी मनहर के मकान से लगाकुंआ के पूर्वदिशा की ओर जाते हुए मुख्य सड़क पर 
गणेश अनंत के मकान तक . . . 


दक्षिण : 


गणेश अनंत के मकान से होते हुए खसरानंबर 1240 तक . 


.. 


पश्चिम : 


. 


खसरा नंबर 1240से होते हुए कुण्डाही तालाब के दक्षिणी भाग से होते हुए लकेशरी के घर से पोराबाई के घर से बीरबल मनहर के घर 
तक . 


वार्ड नं . 05 बाजारपारा वार्ड 


उत्तर 


: . . सुल्तान खान के घर से पूर्व दिशा की ओर जाते हुए बाजार काम्प्लेक्स तक. . 


बाजार काम्प्लेक्स से दक्षिणी दिशा में जाते हुए सरस्वतीशिशु मंदिर से शीतला मंदिर होते हुए गतरी तालाब के दक्षिणी कोना तक . 


पूर्व : . 
दक्षिण : 


गतरी तालाब के दक्षिणी कोना से पश्चिमी दिशा की ओर जाते हुए रमेशर अनंत के मकान से परदेशी बंजारे के मकान से सनातन सहिस 
के मकान तक . 


पश्चिम : 


सनातन सहिस के मकान से उत्तर दिशा में जाते हुए गुलाब सहिस के मकान से होते हुए बंसत सहिस के मकान से सुल्तान खान के घर .. 


. . 


तक . 


वार्ड नं . 06 स्वामी विवेकानंद वार्ड 


गनपत धनुहार के घर से पूर्व दिशा की ओर जाते हुए अनिल ठाकरे के मकान तक . 


अनिल ठाकरे के घर से दक्षिणी दिशा की आरे जाते हुए शरद गुप्ता के मकान होकर चितरंजन श्रीवास के घर तक . 


. 


पूर्व : 
दक्षिण : 


चितरंजन श्रीवास के मकान से पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए अनंदराम गुप्ता के मकान से होकर गुरबारी बाई देवांगन के घर तक . 


पश्चिम : 


गुरबारी बाई देवांगन के घर से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए हिमाल कश्यप के मकान से होकर तेरस गोंढ़ के मकान से होते हुए गनपत धनुहार 
के मकान तक . 


वार्ड नं . 07 . सुभाषनगर वार्ड 


उत्तर 


: . 


ग्राम मेऊ एवं मेंहदी के सीमा से लगाखसरा नंबर 1760 से पूर्व दिशा की ओर जाते हुए खसरा नंबर 1688 एवं 1493 से इंदिरा गांधी 
कला एवं विज्ञान महाविद्यालय तक . 


पूर्व 


: 


इंदिरा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय से मुख्य मार्ग बिलासपुर रोड के पश्चमी किनारे से दक्षिणी पूर्वदिशा की आरे जाते हुए अरुण 
कुमार कुर्रे के मकान होते हुए सुलोचनी देवी कश्यप के मकान तक . 


• दक्षिण : 


सुलोचनी देवी कश्यप के मकान से पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए जगदीश योगी के मकान से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए अशोक 
गोंड़ के मकान से पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए आंगनबाड़ी भवन से होकर खसरा नंबर 1831 / 6 तक . 


पश्चिम : 


खसरा नंबर से 1831 / 6 से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए खसरा नंबर 1787/ 1 से होकर होकर खसरा नंबर 1760 तक . 


364 (2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2009 


वार्ड नं . 08 शीतलामाता वार्ड 


उत्तर 


: . 


खसरा नंबर 2065 से पूर्व दिशा की ओर जाते हुए खसरा नंबर 1582 से समतला तालाब के उत्तर पूर्वी कोने तक.. 


पूर्व 


: . 


समतला तालाब के उत्तर पूर्वी कोने से नगर पंचायत भवन होते हुए हनुमान कुटी से शकुंतला पटेल के घर तक . 


दक्षिण : 


शकुंतला पटेल के मकान से पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए खसरा नंबर 2035 से होकर खसरा नंबर 2107 तक. 


पश्चिम : 


खसरा नंबर 2107 से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए खसरा नंबर 2071 होते हुए खसरा नंबर 2065 तक . 


वार्ड नं . 09 महकापारा वार्ड । 


उत्तर 


: 


खसरा नंबर 2108 से पूर्वदिशा की ओर जाते हुए खसरा नंबर 2034 से होते हुए गुरुदत्त योगी के मकान के सामने गली की पूर्वी सीमा 
तक . 


. 


पूर्व 


: 


गुरुदत्त योगी के मकान के सामने गली की पूर्वी सीमा से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए महका पारा रोडगुजरते हुएनहर पार होकर खसरा नं. 
2287 तक . 


दक्षिण : 


खसरा नंबर 2287 से पश्चिम दिशा की ओर नाला से जाते हुए खसरा नंबर 2211 तक. 


। पश्चिम : 


खसरा नंबर 2211 से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए खसरा नंबर 2197 से खसरा नंबर 2108 तक . 


. . 


वार्ड नं . 10 बड़पारा वार्ड 


उत्तर 


: 


झुनिया बाई के घर से लगा गली के उत्तर पूर्वदिशा से सीताराम अग्रवाल के घर तक .. 


पूर्व 


: 


सीताराम अग्रवाल के घर से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए रामकृष्ण चंदेल का किराना दुकान से हनुमान देवांगन के घर तक. . 


दक्षिण : 


हनुमान देवांगन के घर से पश्चिम दिशा की ओर बलराम सोनी के मकान से होते हुए सुखराम के घर तक . 


पश्चिम : 


सुखराम गुनी के घर से लगा हुआ गली से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए हनीफ खान के घर से झुनिया बाई के मकान तक. 


वार्ड नं . 11 महामाया वार्ड 


उत्तर 


: 


पुरेनहा तालाब के उत्तर पश्चिमी कोना से पूर्व दिशा की ओर पुरेनहा तालाब के उत्तर पूर्वी कोना तक . 


पूर्व 


: 


पुरेनहा तालाब के उत्तर पूर्वी कोना से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए राजूश्रीवास के जानवर घर से होकर रामकुमार देवांगन के मकान तक. . 


दक्षिण : 


रामकुमार देवांगन के मकान से पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए किशन चंदेल के घर से होकर बड़े गुड़ी तक . 


पश्चिम : 


बड़े गुड़ी गली से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए तेजराम शुक्ला के घर से महामाया मंदिर होते हुए पुरेनहा तालाब के उत्तर पश्चिमी कोना 
तक . 


वार्ड नं . 12 ठाकुरदेव वार्ड 


उत्तर 


: 


कांशीनाथ मांझी के घर से लगा गली की पूर्वीदिशा की ओर जाते हुए यशोवर्धन शुक्ला के घर तक . 


: 


यशोवर्धन शुक्ला के मकान से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए खईया तालाब पार करते हुए बहरता देवांगन के मकान तक . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2009 


364 ( 3 ) 


दक्षिण : 


बहरता देवांगन के घर से पश्चिमदिशा की ओर जाते हुए नोहरसाय देवांगन के मकान होते हुए सम्मेलाल यादव के मकान तक. 


पश्चिम : . 


सम्मेलाल यादव के मकान से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए प्रभात कश्यप के मकान से होकर सजन राम देवांगन के किराना दुकान तक . 


वार्ड नं. 13 गादीदाई वार्ड 


सखाराम देवांगन के मकान से पूर्वीदिशा में सुखदेव देवांगन के मकान से होकर कुणडाही तालाब के दक्षिणी पश्चिम से होते हुए खसरा नंबर 
__ _ 1240 तक . 


पूर्व 


: 


खसरा नंबर 1240 से दक्षिण दिशा में जाते हुए शास . प्राथ . शाला होते हुए . खसरा नंबर 2618 तक . 


दक्षिण : 


खसरा नंबर 2618 से पश्चिम दिशा की ओर नहर के किनारे से जाते हुए खसरा नंबर 2625 व 2648 से होकर खसरा नंबर 876 


तक . 


पश्चिम : 


: खसरा नंबर 876 से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए पलटन चंद्राकर के मील से होते हुए कार्तिकराम चौहान के मकान से होकर सखाराम 

देवांगन के घर तक . 


. . 


वार्ड नं . 14 खईयापारा वार्ड 


उत्तर 


: 


छोटेलाल सोनी के मकान से पूर्वीदिशा की ओर जाते हुए जगदीश कश्यप के मकान से होकर उग्रलक्ष्मी देवांगन के घर तक . 


पूर्व 


: 


उग्रलक्ष्मी देवांगन के घर से दक्षिण दिशा की ओर में जाते हुए गली से लगा हुआघासीराम देवांगन के मकान से होते हुए खईया तालाब . 
पार करते हुए सोलहा परबंधिया तालाब के कोना से लगा हुआ खसरा नंबर 876 तक . 


दक्षिण : 


खसरा नंबर 876 से सोलहा परबंधिया तालाब के पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए खसरा नंबर 929 तक . 


पश्चिम : 


खसरा नंबर 929 से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए कुमुद चंदेल के मकान से होकर छोटेलाल सोनी के मकान तक . 


वार्ड नं . 15 सिद्धबाबा वार्ड 


उत्तर 


: 


गली से लगा हुआ बिसाहू नाथ योगी के मकान से पूर्व दिशा की ओर गरहन कश्यप के मकान तक . 


पूर्व . : . 


गरहन कश्यप के मकान से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए प्रकाश चंदेल के घर से रीवापार सड़क पार करके नहर से होते हुए खसरा नंबर - 
2850 एवं 2559 तक . 


दक्षिण : 


- 


खसरा नंबर 2559 से पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए नगर राहौदरीवापार सीमा के साथ होते हुए रीवापार सड़क पार करके खसरा नं . 
2288 तक . 


पश्चिम : 


खसरा नंबर 2288से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए बरत राम यादव के मकान से होकर नहर पार करके तेरस पटेल के मकान से होते हुए 
बिसाहूनाथ योगी के मकान तक . 


Raipur, the 23rd July 2009 


NOTIFICATION 


... No . F- 1- 7/ 18/ 2009.-- -In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 29 of the Chhattisgarh 
Municipalities Act , 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby determine the extent of wards ofNagar Panchayat . 
Rahaud , Distt. Janjgir- Champa as per Schedule given below : 


364 (4 ) 


HTTG TE14a ,fie 23 GMT$ 2009 


Rahaud the Dabhara Nagar Panchayat in to 15 wards and define the limit of all such wards as per Schedule. 
Notify that onemember shall be elected for every ward . 


2 


SCHEDULE 


· Ward No. 


Ward Name 


Satbahaniya Dai Ward 
Sadakpara Ward 
Dr. Ambedkar Nagar Ward 
Guru Ghasidas Ward 
Bazarpara Ward 
SwamiVivekanand Ward 
Subhashnagar Ward 
Shetlamata : Ward 
Mahkapara Ward 
Badpara Ward 
Mahamaya Ward 
Thakurdev Ward 
Gadidai Ward 
Khaiyapara Ward 
Siddhababa Ward 


Details of Boundary of Wards of Nagar Panchayat ,Rahoud 


• 


Ward No. - 01 Satbahniadai Ward 


NORTH 


From the East direction of Khasara No. 01 to Khasara No . 9/1 is going on the road ,of 
Bundela adjacentMohan Lal Gond s house . 


: 


EAST 


From the South Direction of Khasara No . 9 /1 crossing Khasara No. 50 / 1 and Khasara No. 99 
up to Bundela Chouck and upto the house of Santosh Anant. 


SOUTH 


From the North West direction of Santosh Anant house, Bundela Chouck to Khasara No. 
1466 /2 toward s naya talab of Bilaspur road . 


WEST 


: 


From Khasara No. 1466/2 to Khasara No.01 acrossing the boundry ofMehandis/Bundela . 


Ward No. - 02 Sadakpara Ward 


. 


. 


NORTH 


: 


Behind Krishi upajMandi from East of Khasara No. 50 /1 to the house of Dhanesh Sahu 
adjacent to BilariMarg . 


· EAST 
* EAST . 


From the house of Dhanesh Sahu Khasara No. 490 to house of Nanhe Kewat toward s 
South direction on Bilaspur Road . 


SOUTH 


From the Shitala Mandir which is stands on the Bilaspur Road East portion to Bilari Qurarter 
and crossing the Bus Stand to the Limitation of South direction of Bundela Qurarter: 


WEST 


From Limitation of South direction of Bundela Qurarter to the crossing ofManki Bai house 
to North direction of Dular Kenwat s house to Khasara No. 99 to the Behind of Krishi upaj 
Mandi Khasara No. 50 / 1. 


SonNT (751481, faciat 23 GMT$ 2009 


364 ( 5 ) 


Ward No. - 03 Dr. Ambedkar Nagar Ward 


NORTH • 





Form Khasara No. 598/4 toward s East South direction near Nahar by Khasara No. 118 upto 
the house of Fulcharan Suryawnshi to Khasara No. 185 . 


EAST 


Crossing of Bilaspur Shivrin Narnarayan Road from Fulcharan Surywánsha house to 
Wards Khasara No. 2792 , 2806 , upto Khasara No. 2850 . 


SOUTH 


From Khasara No. 2850 including South Part of Dongea Talab and Khasara No. 1240 and 
Main Road Bilaspur Road Bear the house of Narendra Chandrakar upto East of Shitla Chowk. 


WEST 


: 


: 


From Eastof Shitla Chowk.including house of Shantil Kumar thawait and crossing the Nahar 

upto Khasara No. 598/ 4 with the South Boundary of Village Bilari . 


Ward No. - 04 Guru Ghasidas Ward 


NORTH 


: 


Form North East of house of Berbal Manhar upto house of Saheb Lal . 


EAST 


Form South of Saheb Lal house including the Area wall adjacent to the house of Lazmi 
Manhar towards East upto house of Ganesh Anant an main road . 


. 


. 


SOUTH 


From house of Ganesh Anant to Khasara No . 1240 . 


WEST 


: 


: 


From Khasara No . 1240 and South of Kundahi Talab to the house of Lakeshari and Porabai 
upto house of Birbal Manhar . 


Ward No. - 05 Bazarpara Ward 


NORTH 


Form the house of Sultan Khan towards East upto Bazar Complex. 


. 


. . 


. 


EAST 


Form South of Bazar Complex including Saraswati Sishu Mandir and Shitla Mandir upto 
house the South Corner of Gatihi Talab . . 


SOUTH 


. . Towards West of South Corner of Gatihi Talab including the house of Ramesar Anant and · 

· Pardeshi Banjare upto house of Sanatan Sahes. 


WEST 


From the house of Sanatan Sahes towards North including the house of Gulab Sahes and 
Basnat Sahes upto the house of Sultan Khan . 


Ward No. - 06 Swami Vivekanand Ward 
: . . Form East of house of Ganpat Dhanuhar upto the house of Anil Thakary. 


NORTH 


EAST 


Form South of Anil Thakary s house including the house Sharad Gupta upto house of 
Chitranjan Shrivas 


SOUTH 


: 


Form the West of house of Chitranjan Shrivas including the house of Anand Ram Gupta 
upto house of Gurwari Bai Dewangan . 


WEST 


Towards North of house of Gurwari Bai Dewangan including the house of Himal Kashyap 
and Teras Gond upto the house of Ganpt Dhanuhar. 


Ward No. - 07 Subhash Nagar Ward 


NORIH 


: : 


Form the Khasara No . 1760 an the Boundery of Villege Mew and Mehandi towards East 
upto Khasara No . 1688 and 1493 including Indira Gandhi Arts and Science College. 


364 ( 6 ) 


S 


YNTETTE , facict 23 001 : 2009 


: 


w 


EAST 


From Indira Gandhi Arts and Science College includingWest Corner ofMain Road Bilaspur 
Road on the direction of South East upto the house of Arun Kumar Kurre and Sulochani 
Devi Kashyap . 


:: SOUTH 


From the House of Sulochani Devi Kashyap towards West and house of Jagdish Yogi 
and in South direction house of Ashok Gond towards West upto Khasara No . 1831/ 
6 including AganwadiBhawan . . 


WEST 


From Khasara No . 1831/6 towards North upto Khasara No. 1787/ 1and upto Khasara No. 
1760 . 


Ward No. - 08 Shitlamata Ward 


** 


NORIH 


From the East of Khasara No .2065 the Khasara No. 1582 including North East Corner 
of Samtala Talab . 


EAST 


: 


! 


From North East Corner of Samtala Talab and From other house of Hanuman Kuti adjacent 
to Nagar Panchayat Bhawan upto house of Shakuntala Patel. ) . 


SOUTH 


From the West direction of house of Shakuntala Patel upto Khasara No. 2035 .including 
Khasara No . 2107 . 


. 


. WEST 


From Khasara No . 2107 towards North direction to Khasara No. 2071 upto Khasara No . 
2065. 


„Ward No. - 09 Mahkapara Ward 


NORIH 


: 


: 


For the East From Khasara No. 2108 and Khasara No . 2034 upto the infrontof Gurudutt 
Yogi s house to East Boundry of footpath . 


EAST . 


: 


: 


From East Boundry of the road to South direction which stands in front of Gurudutt Yogi 
house crossing the Mahakapara Road and Kennel to Khasara No . 2287 


SOUTH 
WEST 


: 
: 


Towards the West ofKhasara No. 2287 including the way of Nala -upto Khasara No . 2211. 
From Khasara No. 2211 towards North up to Khasara No. 2197 from Khasara No. 2108 . 

Ward No.- 10 Badpara Ward 


NORTH 


From the street of house of Jhunia Bai towards North East up to the house of Sitarami , 
Agrawal. 


EAST 


EAST 


: 


From the house of Sitaram Agrawal towards South up to the Ramkrishan Chandel General 
Store and house of Hanuman Dewangan . . .. 


SOUTH 


. 


: 


From the houseof Hanuman Dewangan towards West direction up to house of Balram Soni 
and house of Suhhram Guni. 


WEST . . 


From street adjacent to the house of Sukhram Gunimoving towardsNorth up to the house 
of Hanif Khan and Jhunia Bai. . . 

Ward No.- 11 Mahamaya Ward 
From the North West Center of Purnéha Talab towards East upto North East Corner of 
Purneha talab . . . . 


NORIH 


EAST 


From the North East Corner of Purneha Talab towards South up to the house of Raju 
Shriivas and Ramkumar Dewangan . 


ETH E [1547 , faciat 23 CT$ 2009 


364 ( 7 ) 


SOUTH 


: 


Towards the West from the house of Ramkumar Dewangan up to the house of Kishan 
Chandel including BadeGudi. 


WEST 


From the street of Bade Gudi towards North house of Tejram Shukala ,Mahamaya Mandir up 
to North West Conetr of Pureneha Talab . 


i 


. 


Ward No. - 12 Thakurdev Ward 


NORTH 


NORTH 


From the East dorection of street adajacent to the house of Kanshinath Manjhi up to the 
house Yashovardhan Shukala . 


From the East dor 


EAST 


: 


From the house of Yashovardhan Shukala towards South crossing the Khaiya Talab up to 
the house of Bahrata Dewangan . 


SOUTH 


from the house of Bahrata Dewangan towards West including the house of Noharsai 
Dewangan up to the house of Sammelal Yadav. 


WEST 


: 


: 


From the house of Sammelal Yadav towards North including the house of Prabhat Kashyap 
up to the General Store of Sajanram Dewangan , 


. 


.. 


Ward No . - 13 Gadidai Ward 


NORTH 


From the house of Sakharam Dewangan towards East, including the house of Sukhdew 
Dewangan and South West of Kundahi Talab up to Khasara No. 1240 . 


EAST 


From the South of Khasara No. 1240 including the Govt.Primary School up to Khasara No . 
2618. 


SOUTH 


from the West ofKhasara No. 2618 including the bank of Nahar and the Khasara No. 2625 
and 2648 up to Khasara No. 876 . 


WEST 


From North of the Khasara No. 876 and the Mill of Paltan Chadrakar house Karthikram 
Chauhan up to house of Sakharam Dewangan . 


Ward No. - 14 Khaiyapara Ward 


NORTH 


From the house of Chhotelal Sonimoving towards East including the house of Jagdish 
Kashyap up to the house of UgralaxmiDewangan . 


EAST 


: 


Form the South of house of Ugralaxmi Dewangan and the house of GhasiRam Dewangan . 
besides the steeet and crossing the Khaiya Talab upto the corner of Solha Parbandhiya 
Talab and up to Khasara No. 876 . 


SOUTH 


From Khasara No . 876 and West of Solha Parbandhiya Talab up to Khasara No. 929. 


WEST 


: 


From Khasara No . 929 towards North including the house of Kumud Chandel upto the 
house of Chhotelal Soni. 


Ward No. - 15 Siddh Baba Ward 


NORTH 


Adjacent to the street from the house of Bisahu Nath Yogi towards East upto the house of 
Garhan Kashyap 


: EAST 


From the South of Garhan Kashyap s house including the house of Prakash Chandel and 
crossing the Rewaapar Road an Nahår up to Khasara No. 2850 and 2559 . 


SOUTH 


: 

- 


Moving towards the West of Khasara No . 2559 and Nagar Rahod Riwapar with boundry 
along Khasara No. 2288 crossing the Rewapar Road . 


... : 364 ( 8) . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2009 


- 


- 


- 


- 


WEST 


: .. 


. From Khasara No ., 2288 towards North along with the house of Bharat Ram Yadav and 

including the Teras Patel after crossig the nahar upto the house of Bisahunath Yogi. . 


... . . .. . छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

" हेमन्त पहारे , अतिरिक्त सचिव . 


.. . 


MA 


- 


- 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2009 . 


